निबंधन संख्या पी0टी0-40 





ware जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 फाल्णगुन 1942 (210) 
(io पटना 147) पटना वृहस्पत्तिवार 4 HRI 2021 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

3 मार्च 2021 
do 06 /ऑटोमेटेड ट्रैक-09--02 / 2021---1738---फुलवारीशरीफ, पटना में निर्मित Driving Testing एवं 
Training Track संरचना को चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान (Institute of Driving and Traffic 
Research (IDTR)), औरंगाबाद के विस्तार पटल (Extension Counter) के रूप में मान्यता देने तथा इसके 
संचालन (Operation) एवं रख-रखाव (Maintenance) के लिए चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान 


(Institute of Driving and Traffic Research (IDTR)), औरंगाबाद को नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है। 


2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। 

















बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
संजय कुमार अग्रवाल, 
सरकार के सचिव | 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 147-571+10-डी0टी0पी0 
Website: http://egazette.bih.nic.in 





